इसे वेबसाईट www . govtpressmp. nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 544 ] 


भोपाल, गुरुवार , दिनांक 12 अक्टूबर 2017 - आश्विन 20, शक 1939 


वाणिज्यिक कर विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 


भोपाल , दिनांक 12 अक्टूबर 2017 


क्र . एफ ए - 3 - 33 - 2017 - 1 - पांच ( 117 ). - इस विभाग द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3- 33 - 2017 -1 
पांच( 42 ), दिनांक 29 जून 2017 का हिन्दी पाठ अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3 -33 - 2017 - 1 -पांच( 42 ), दिनांक 5 अगस्त 2017 
मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) क्रमांक 433 में प्रकाशित कराया गया . एतद्द्वारा दिनांक 5 अगस्त 2017 को जारी किए गए उक्त 
अधिसूचना के हिन्दी पाठ का निम्नानुसार शुद्धि पत्र जारी किया जाता है : 


शुद्धिपत्र 


शुद्धिपत्र की प्रकृति 


सरल क्रमांक 
( 1 ) 


अधिसूचना क्रमांक 

( 2 ) 


( 3 ) 


एफ ए 3- 33 - 2017 - 1 - पांच( 42 ) , 
दिनांक 5 अगस्त 2017 


1. अनुसूची I में - 2. 5% 
( क ) सरल क्रमांक 35 के कॉलम ( 3 ) में , " काफी, चाहे 

भर्जित या कैफिन रहित है या नहीं ", के स्थान पर 
" काफी, भर्जित, चाहे कैफिन रहित है या नहीं " पढ़ा 

जाये 
( ख ) सरल क्रमांक 103 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि 

अंत : स्थापित की जाए 
स. क्र . शीर्ष 

विवरण 
" 103अ 2302 चोकर , तीक्ष्ण और अन्य अपशिष्ट 

चाहे वह गुटिका के रूप में हों या 
नहीं धान्य के या फलीदार पौधों के 


1087 


1088 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अक्टूबर 2017 


( 1 ) 


( 2) 


( 3 ) 


पेषण या अन्य कार्य से .व्युत्पन्न हो 
[ जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी 
खाद्य और झींगा खाद्य भी है, कुक्कुट 
खाद्य और पशु खाद्य, सूखी घास 
और पुआल, दालों का अनुपूरक और 
भूसी, सांद्रण और योज्यक , गेहूं का 
चोकर और तेल निकाला गया केक 

से भिन्न ] "; 
( ग ) सरल क्रमांक 165 के कॉलम ( 2 ) में , " 2710 19 00 " 

के स्थान पर " 2711 19 00 पढ़ा जाए ; 
( घ ) सरल क्रमांक 234 के कॉलम ( 2) में , प्रविष्टि " 84 या 

85 " के स्थान पर " 84 , 85 या 94 " पढ़ा जाए. 
2 . अनुसूची II में - 6 % 
( क ) सरल क्रमांक 16 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि 

अंत: स्थापित की जाए ; 
स . क्र . शीर्ष माल का विवरण 
" 16अ 0805 निम्बुकुल फल, जैसे कि नारंगियां, 

मैंडारिन , ( जिसके अंतर्गत टेन्जेरीन 

और सटसूमसयी हैं ) ; क्लेमेन्टाइन , 
विलकिंग और अन्य वैसे ही निम्बुकुलं 
हाईब्रिड, अंगूर फल जिसके अंतर्गत 
पोमलोस भी है, नींबू.(निम्बुकुल नींबू, 
निम्बुकुल लिमोलम ) और लाइम 
( निम्बुकुल आरन्टीफोलिया,निम्बुकुल 

लैटिफोलिया) , शुष्कित " ; 
( ख ) सरल क्रमांक 47 ,48,49 और 50 के कॉलम ( 2 ) में , " 2202 

90 10 ", " 2202 90 20 " , " 2202 9090 " और " 2202 
90 30 " के स्थान पर क्रमशः " 2202 99 10 ", " 2202 
99 20 ", " 2202 99 90 " और " 2202 99 30 पढ़ा 

जाए ; 
3. अनुसूची IV में 14 % 
( क ) सरल क्रमांक 11 के कॉलम ( 2 ) में " 2202 90 90 " 

के स्थान पर " 2202 99 90 " पढ़ा जाए ; 
( ख ) सरल क्रमांक 163 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि 

अंत : स्थापित की जाए 
स . क्र . शीर्ष माल का विवरण 
" 163अ 8701 1800 से अधिक क्षमता के ईंजन के 

अर्ध- अनुयान के लिए सड़क ट्रैक्टर " 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अरूण परमार, उपसचिव , 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017. 


